.PP 


. 


. 


. 


in 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 पौष , 19 3 6 ( श०) 


संख्या 15 राँची, सोमवार 


12 जनवरी , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 जनवरी, 20 15 


संख्याः: 3/ स्था0-801/ 2013 का . 209-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री चन्द्र प्रकाश सिन्हा, अवर 
सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के तहत झारखंड राज्य सूचना आयोग, रांची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल ) 
विभाग, झारखंड, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 12 जनवरी, 2 0 15 
संख्या: 3/ स्था0- 801/ 2013 का . 210-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री ओम प्रकाश सिन्हा , अवर 
सचिव, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग, झारखंड, रांची को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के तहत झारखंड 
राज्य सूचना आयोग , रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


योगेन्द्र दूबे , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 15 – 50 । । 


